रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 19 , 2019 / फाल्गुन 28 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 2019 / PHALGUNA 28 , 1940 


सं . 1242] 


No. 1242) 


NEW DEI 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 मार्च, 2019 
का . आ . 1390 ( अ) - केन्द्रीय सरकार , भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 2018 के नियम 3 और नियम 4 के उपनियम (i) के 
साथ पठित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम , 2016 ( 2016 का 11) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
28 फरवरी , 2019 को पदधारी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने पर , निम्नलिखित सदस्यों को , भारतीय मानक ब्यूरो की 
शासी परिषद् के सदस्यों के रूप में , इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करती है: 


केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि 
1 . विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव , उपभोक्ता मामले - सदस्य 

विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली 
2. विशेष सचिव/ अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, उपभोक्ता मामले , . सदस्य 

खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन , नई दिल्ली 
3. अपर सचिव/ संयुक्त सचिव , वाणिज्य विभाग , उद्योग भवन , नई . सदस्य 

दिल्ली 


राज्य सरकार एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि 
4. हरियाणा राज्य के गुणता और मानक विभाग पर प्रशासनिक - सदस्य 

नियन्त्रण रखने वाले प्रभारी मंत्री 
5. ओडिशा राज्य के गुणता और मानक विभाग पर प्रशासनिक - सदस्य 

नियन्त्रण रखने वाले प्रभारी मंत्री 


1794 GI/ 2019 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


6. महाराष्ट्र राज्य के गुणता और मानक विभाग पर प्रशासनिक . सदस्य 

नियन्त्रण रखने वाले प्रभारी मंत्री 
7 . तेलंगाना राज्य के गुणता और मानक विभाग पर प्रशासनिक - सदस्य 

नियन्त्रण रखने वाले प्रभारी मंत्री 
8. सिक्किम राज्य के गुणता और मानक विभाग पर प्रशासनिक . सदस्य 

नियन्त्रण रखने वाले प्रभारी मंत्री 


मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि और उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति 
9. श्री परवेज़ अहमद खान , भविष्य एजुकेशनल एंड चैरिटेबल - सदस्य 

सोसायटी, मकान नं . 8/ 2, बी . एल . नं . 16, कनकीनारा , उत्तरी 
24 परगना , कोलकाता- 743126 पश्चिम बंगाल 


अखिल भारतीय स्तर की औद्योगिक संस्थाओं अथवा संघों के प्रतिनिधि 
10 . अध्यक्ष, कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ( सी . आई . आई .), 23 - सदस्य 

26, इंडस्ट्रियल एरिया , नई दिल्ली -110003 
11. अध्यक्ष , फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री - सदस्य 

(फिक्की),फेडरेशन हाऊस , तानसेन मार्ग, नई दिल्ली -110001 
12. अध्यक्ष , एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया . सदस्य 

( एसोचैम ) इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग , 17 संसद मार्ग, नई दिल्ली 
110001 


2. इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार , भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 3 और नियम 4 के उपनियम (i) के 
साथ पठित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम , 2016 ( 2016 का 11) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
डॉ0 ई मुथुरमन , सुपुत्र श्री इलैया पेरूमल देवर , डोर नं0 - 97 - ए, वार्ड नं .-10, पैरेईयूर रोड , युसिलमपट्टी, मदुरै -तमिलनाडु 
625532, के स्थान पर , निम्नलिखित को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए भारतीय मानक 
ब्यूरो की शासी परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है । 


किसानों के हितों अथवा किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति 
13. श्री सिद्धार्थ एन . महेर सुपुत्र श्री नरेंद्र महेर 

49 ( पुराना 25 ), बरनाबई रोड किलपोक 

चेन्नई, तमिलनाडु - 600010 
3. निम्नलिखित व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो की शासी परिषद् के सदस्यों के रूप में अपने कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने 
तक सदस्य के पद पर आसीन रहेंगे । 


संसद सदस्य 
14. श्री भोला सिंह, सदस्य, लोकसभा 
15 . श्री महेश पोद्दार , सदस्य , राज्यसभा 


12.04. 2019 तक सदस्य 
12. 04. 2019 तक सदस्य 


10 . 09 . 2019 तक सदस्य 


केन्द्रीय अथवा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मुख्य कार्यकारी 
16. प्रबन्ध निदेशक , भारतीय सौर ऊर्जा निगम लि0 . 

( एस .ई. सी . आई.), प्रथम तल , डी - 3, ए विंग , रेलीगेयर भवन , 
डिस्ट्रिक सेन्टर , साकेत, नई दिल्ली -110017 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध 
निदेशक 
17. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ . 

10 .09. 2019 तक सदस्य 
इंडिया लि0 ( पावरग्रिड), सौदामिनी, प्लॉट नं0 2, 
सेक्टर - 29, इफको चौक के निकट , गुरुग्राम , हरियाणा 
122001 


वैज्ञानिक और अनुसन्धान संस्थानों, तकनीकी, शैक्षणिक और पेशेवर संगठनों के प्रतिनिधि 
18. प्रो0 सौनक कुमार चौधरी , मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, . 10. 09 . 2019 तक सदस्य 

इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नालॉजी ( आई. आई. टी .) कानपुर, उत्तर 
प्रदेश - 208016 


ला 


19. निदेशक , केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट . 10.09. 2019 तक सदस्य 

( सी .ई.ई. आर. आई) पिलानी, राजस्थान -333031 


- 


17. 10 . 2019 तक सदस्य 


20. डॉ शिरीष बी . पाटिल , 

कुलपति , डी. वाई . पाटिल यूनिवर्सिटी , 
नेरूल , नवी मुम्बई , महाराष्ट्र - 400706 


- 


01 . 07. 2020 तक सदस्य 


विनियामक प्राधिकरणों अथवा निकायों के प्रतिनिधि 
21 . मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 
( एफ . एस . एस . ए. आई.) 
बाल भवन के निकट एफ. डी . ए. भवन , 
कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 


22. 


- 01.07. 2020 तक सदस्य 


राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड अथवा निकाय के प्रतिनिधि 

महासचिव , 
भारतीय गुणवत्ता परिषद् ( क्यू . सी . आई.), 
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग , दूसरा तल , 
2 - बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 


4. उपभोक्ता मामले , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री; उपभोक्ता मामले , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री; 
सचिव , उपभोक्ता मामले विभाग ; और महानिदेशक , भारतीय मानक ब्यूरो , भारतीय मानक ब्यूरो की शासी परिषद् में पदेन 
आधार पर अपने पद धारण करेंगे । मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि और उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने 
वाले व्यक्तियों संबंधी शेष एक सदस्य को भारतीय मानक ब्यूरो की शासी परिषद में यथासमय नियुक्त कर दिया जाएगा । 


सम 


[ फा . सं . 2/1/ 2019- बी . आई. एस . ] 

अनिल बहुगुणा , संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 


(Department of Consumer Affairs ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th March , 2019 


G .S .R . 1390 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 
(11 of 2016 ) read with rule 3 and sub -rule ( 1) of rule 4 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018 , the Central 
Government hereby, on expiry of term of incumbent members on 28th February 2019 , appoints the following as members 
of the Governing Council of the Bureau of Indian Standards for a period of two years with effect from the date of 
publication of this notification : 


Representatives of theMinistries and Departments of the Central Government 
1. Special Secretary/ Additional Secretary /Joint Secretary, 

Department of Consumer Affairs, 
Krishi Bhawan , New Delhi . 


-Member 


2 . 


- Member 


Special Secretary /Additional Secretary and Financial Adviser, 
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution , 
Krishi Bhawan , New Delhi. 


-Member 


3 . Additional Secretary /Joint Secretary , 

Department of Commerce , 
Udyog Bhawan , New Delhi. 


-Member 


-Member 


Representatives from the State Government and the Union Territories 
4 . Minister - in -charge of the Department having administrative 

control over quality and standards of State of Haryana . 
5 . Minister - in - charge of the Department having administrative 

control over quality and standards of State of Odisha . 
6 . Minister - in - charge of the Department having administrative 

control over quality and standards of State of Maharashtra . 
7 . Minister - in -charge of the Department having administrative 

control over quality and standards of State of Telengana . 
8 . Minister- in - charge of the Department having administrative 

control over quality and standards of State of Sikkim . 


-Member 


-Member 


-Member 


Representatives of Recognized Consumer Organizations and Persons representing consumer interests 
9 . Shri Parvez Ahmed Khan , 

-Member 
Bhavishya Educational and Charitable Society, 
House No. 8 / 2 , B .L . No. 16 , Kankinara , 
North 24 Parganas, Kolkata, West Bengal - 743126 


-Member 


Representative of Industry Associations or Federations of All - India level 
10 . President, 

Confederation of Indian Industry (CII), 
23 - 26 , Industrial Area, 
New Delhi-110003. 


-Member 


11 . President, 

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), 
Federation House, Tansen Marg, 

New Delhi-110001. 
12 . President, 

Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM ), 
Allahabad Bank Building, 17, Parliament Street, 
New Delhi- 110001 . 


-Member 


2. Further , in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 
2016 ) read with rule 3 and sub -rule ( 1 ) of rule 4 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018 , the Central Government 
hereby , in place of Dr. E . Muthuraman , S /o Shri Ellaiyaperumal Devar, Door No. 97A , Ward No. 10 , Peraiyur Road , 


[ TT II - 005 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Usilampatti , Madurai, Tamil Nadu -625532 , appoints the following as member of the Governing Council of Bureau of 
Indian Standards for a period of two years with effect from the date of publication of this notification : 


-Member 


Persons representing farmers interests or farmers associations 
13 . Shri Siddharth N . Maher, 

S /o Shri Narendra Maher, 
49 (Old 25 ), Barnaby Road , Kilpauk , 
Chennai, Tamil Nadu -600010 


3 . The following shall continue as members of the Governing Council of the Bureau of Indian Standards till the 
completion of their terms as follows: 


Members of Parliament 
14 . Shri Bhola Singh , Member , Lok Sabha. 
15 . ShriMahesh Poddar, Member, Rajya Sabha . 


- Member till 12 .04 . 2019 
- Member till 12 . 04 .2019 


- Member till 10 . 09. 2019 


Chief Executive of Central or State Public Sector Enterprise 
16 . Managing Director , 

Solar Energy Corporation of India ( SECI) Ltd ., 
1$ Floor, D - 3 , A Wing, Religare Building, District Centre, 
Saket, New Delhi- 110017 . 


Chairman or Managing Director of Industrial Organization who is awardee of a National or an 
International Award for Quality 

- Member till 10 .09 .2019 
17 . Chairman and Managing Director, 

Power Grid Corporation of India Ltd . (POWERGRID ), 
Saudamini, Plot No. 2 , Sector 29, Near IFFCO Chowk , 
Gurugram , Haryana- 122001. 


Representatives of Scientific and research Institutions, Technical, Educational and professional 
Organizations 

- Member till 10 .09 . 2019 
18. Prof. Sounak Kumar Choudhury , 

Department of Mechanical Engineering , 
Indian Institute of Technology ( IIT ) Kanpur, 
Uttar Pradesh - 208016 . 

-Member till 10 .09 .2019 
19 . Director, 

Central Electronics Engineering Research Institute (CEERI), 
Pilani, Rajasthan - 333031 . 

- Member till 17 . 10 . 2019 
20 . Dr. Shirish B . Patil, 

Vice Chancellor, D . Y . Patil University , 
Nerul, Navi Mumbai, Maharashtra - 400706 . 


- Member till 01. 07 . 2020 


Representative of Regulatory Authorities or bodies 
21. Chief Executive Officer, 

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), 
FDA Bhawan near Bal Bhawan , 
Kotla Road , New Delhi- 110002 


- Member till 01.07.2020 


Representative of National Accreditation Boards or bodies 
22 . Secretary General, 

Quality Council of India ( QCI), 
Institution of Engineers Building , 2nd Floor, 
2 -Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 


4 . Minister of Consumer Affairs , Food and Public Distribution ,Minister of State for Consumer Affairs, Food and 
Public Distribution , Secretary , Department of Consumer Affairs and Director General, Bureau of Indian Standards will 
hold their positions in the Governing Council of the Bureau of Indian Standards on ex -officio basis . The remaining one 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


member of the Governing Council of the Bureau of Indian Standards representing recognized consumer organizations 
and persons representing consumer interests would be appointed in due course. 


[F . No. 2/ 1/2019 -BIS ] 
ANIL BAHUGUNA , Jt. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJKUMAR VERMA 
KUMAR VERMA Date: 2019.03.19 

22:16 :59 + 05 30 


